सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या -382 राँची , शुक्रवार , 


8 श्रावण , 1943 ( श ० ) 
30 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
28 जुलाई , 2021 


संख्या - व ० क्षे ० पदा ० ( आ ० ) -13 / 2011- 2090 --श्री संजीव कुमार रवि , तत्कालीन 
वन क्षेत्र पदाधिकारी , टण्डवा वन प्रक्षेत्र , ( सम्प्रति वन क्षेत्र पदाधिकारी , वनपाल - सह - वनरक्षी 
प्रशिक्षण विद्यालय , हजारीबाग ) के विरूद्ध सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली के नियम -55 अन्तर्गत ज्ञापन संख्या -1286 दि0-12.03.2014 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गई । 


उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री पी 0 सी 0 मिश्रा , भा ० व ० से 0 को जाँच पदाधिकारी 
नियुक्त किया गया । 


2. जाँच पदाधिकारी के पत्रांक -770 दि0-17.06.2016 द्वारा समर्पित जाँच 
प्रतिवेदन तथा श्री रवि के झारखण्ड सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2016 के नियम -18 ( 3 ) के तहत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 30 जुलाई , 2021 
माँग की गयी उसी क्रम में श्री रवि द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । जिसकी 
सरकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत श्री संजीव कुमार रवि , वन क्षेत्र 
पदाधिकारी को चेतावनी की सजा देते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


संतोष कुमार चैबे , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 382 -- 50 


